निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 803) पटना , वृहस्पतिवार, 9 जुलाई 2015 

I ke ku; i z kl u fo Hkkx 


अधिसूचनाएं 

4 t , 2015 
1 . सं० 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8010 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 26556 
दिनांक 11.05 .2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक श्री मो0 जफर इमाम मलिक , अपर 
वर्तमान में प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी, वक्फ न्यायाधिकरण पटना, को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त 
करते हुए , प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, सासाराम, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
___ मो0 जफर रकीब , 

सरकार के उप - सचिव । 
2. सं० 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8011 – महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 26556 
दिनांक 11.05 .2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक श्री विजय कुमार श्रीवास्तव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना , 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटिहार के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 जफर रकीब , 

सरकार के उप - सचिव । । 
3. सं० 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8012 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 26556 
दिनांक 11.05.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री ओम प्रकाश राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , वर्तमान में 
प्रतिनियुक्त – पीठासीन पदाधिकारी विशेष न्यायालय , तिरहुत प्रक्षेत्र (ऊर्जा विभाग के अधीन), मुजफ्फरपुर, को जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए, प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , गया के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 जफर रकीब , 
सरकार के उप - सचिव । 


01 


पशष , 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 जुलाई 2015 
4. सं० - 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8013 - महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 26556 दिनांक 
11.05. 2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान 
में प्रतिनियुक्त विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय , बिहार , पटना, को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में 
नियुक्त करते हुए, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के पद पर नियुक्त किया जाता है । श्री श्रीवास्तव विशेष कार्य 
पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 जफर रकीब , 

सरकार के उप - सचिव । 
5. सं० - 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8014 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 26556 दिनांक 
11.05. 2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक श्री प्रभु नाथ सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी, को जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 जफर रकीब, 

सरकार के उप - सचिव । 
6. सं० - 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8015 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 26556 दिनांक 
11.05. 2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री विनय कुमार सिन्हा II , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय , 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , शिवहर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो० जफर रकीब , 

सरकार के उप - सचिव । 
7 . सं० - 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8016 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 26556 दिनांक 
11.05. 2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राम शंकर सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, को 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो० जफर रकीब , 

सरकार के उप - सचिव । 
8. सं० - 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8017 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 26556 दिनांक 
11.05.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना, को 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , मधुबनी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ मो0 जफर रकीब , 

सरकार के उप - सचिव । 
9. सं० - 7 / स्था0 - 05 - 01 / 2015 - सा0प्र0 - 8018 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 26556 दिनांक 
11.05. 2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री बंजरगी शरण , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना, को जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , अररिया के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

मो० जफर रकीब , 
सरकार के उप - सचिव । 


__ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 803- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http:// egazette .bih .nic.in 


